रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- 


असाधारण 
. 

.! 

EXTRAORDINARY 
EXTRAORDINARY . . . . 

. 
भाग -- खण्ड उप - खण्ड (6) 
PARTII - Section3 - Sub-section (i) . .. 

. प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 83 ] 

नई दिल्ली , शनिवार , फरवरी 20 , 2010 / फाल्गुन 1 , 1931 
No. 83] . NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20 , 2010/PHALGUNA 1, 1931 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

- अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2010 

सं. 14 / 2010 -सीमा- शुल्क 
सा. का. नि . 95( ). अभिहित प्राधिकारी, सीमा- शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम भी कहा गया है ) की पहली अनुसूची के शीर्ष 7219 के अंतर्गत आने वाले, चाइना पीआर, कोरिया , यूरोपियन संघ , 
दक्षिण अफ्रीका , ताईवान ( चाईनीस ताईपेई ) , जापान, थाईलैंड और यूएसए (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबद्ध देश भी कहा गया है ) में मूलतः 
उदगमित या वहां से निर्यात किये गए, स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लेट उत्पाद (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबद्ध माल भी कहा गया है ) के 

में , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग I, खण्ड 1 , तारीख 27 मार्च, 2009 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक जांच परिणाम 
अधिसूचना सं. 14/6/2008- डीजीएडी, तारीख 27 मार्च, 2009 में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि .-- . . . 

( क ) संबद्ध देशों से संबद्ध माल का निर्यात भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया था ; 
( ख ) घरेलधोग को वास्तविक क्षति हुई थी ; 
( ग) यह क्षात संबद्ध यों से पाटित आयातों के कारण हुई थी ; 

और , अभिहित प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में मूलत: उदगमित या वहां से निर्यात किये, संबद्ध माल के सभी आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन 
शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी ; 

और जबकि , अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना 
सं. 38/2009 - सीमा- शुल्क , तारीख 22 अप्रैल, 2009 जो कि सा. का.नि . 276( अ), तारीख 22 अप्रैल , 2009 , के द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसका 
संशोधन अधिसूचना सं. 56/ 2009 - सीमा - शुल्क , तारीख 30 मई, 2009 जो कि सा. का. नि. 370 ( अ ) , तारीख 30 मई , 2009 भारत के राजपत्र , 
असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड (i) में प्रकाशित हुई थी , के द्वारा संबद्ध माल पर , अतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था ; 

.. . और जबकि , अभिहित प्राधिकारी, अपने अंतिम निष्कर्षों अधिसूचना सं. 14/6/ 2008 - डीजीएडी, तारीख 24 नवम्बर, 2009 . जो कि 
भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 , तारीख 24 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई, से इस निर्णय पर पहुंचे थे कि 

( क ) संबद्ध देशों से संबद्ध माल का निर्यात भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया था । 
( ख ) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई थी ; 
(ग) यह क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई थी ; 


685G/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC. 36 ] 


- 


AN 


और, अभिहित प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये, संबद्ध माल के आयातों पर निश्चयात्मक 
प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी ; 


- और, अभिहित प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये, संबद्ध माल के आयातों पर 
निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी ; 


- अतः अब, केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के साथ पठित तथा उपधारा 
(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का 
निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के अधीन अभिहित प्राधिकारी के 
पूर्वोक्त जांच परिणाम के आधार पर अधोलिखित सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित देशों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ 
(6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, संबद्ध मालों पर जो कि उक्त 
सारणी के स्तंभ ( 3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष के 
अंतर्गत आते है, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता 
उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (5) की तत्स्थानी 
प्रविष्टि में वर्णित देशों से , उक्त सारणी के स्तंभ ( 7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त 
सारणी के स्तंभ (७) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि , के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है, जो कि 
उक्त सारणी के स्तंभ ( 11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ ( 10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में 
वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है | 


सारणी 


म 


उपशीर्ष | माल का विवरण विशिष्टता | उदगम । निर्यातक 


उत्पादक 


निर्यातक राशि 


इकाई करेंसी 


7219 


- 





2 17219 


|( 8) ७) ( 10) (11) 
| स्टेनलेस स्टील स्पेन । स्पेन । एसरीनोक्स एसए एसरीनोक्स | 300 5 69. 70 मी .ट. अम. डॉ . 
के कोल्ड रोल्ड 

एसए 
फ्लैट उत्पाद 

400 12.74 मी.ट. अम. डॉ. 
स्टेनलेस स्टील | स्पेन मलेशिया | एसरीनोक्स एसए । एसरीनोक्स 300569.70 मी.ट. अम . डॉ . 
के कोल्ड रोल्ड 

मलेशिया 1400 12.74 - मी.ट. अम . डॉ . 
फ्लैट उत्पाद 

एसडीएन 

बीएचडी 
| स्टेनलेस स्टील . बेल्जियम बेल्जियम आर्सेलर मित्तल आर्सेलर मित्तल 300 767.00 मी.ट. अम. डॉ. 

के कोल्ड रोल्ड 
फ्लैट उत्पाद 
स्टेनलेस स्टील फ्रांस फ्रांस आर्सेलर मित्तल आर्सेलर मित्तल | 300 . 43 .01 मी .ट. अम. डॉ . 
के कोल्ड रोल्ड 

| 400473.43 . मी. ट. अम. डॉ . 
फ्लैट उत्पाद 
स्टेनलेस स्टील | फिनलैंड | फिनलैंड आटोकोम्पू आटोकोम्पू 300 753.68 मी.ट. अम . डॉ . 
के कोल्ड रोल्ड 


| 7219 


A 


17219 


17219 


[ भाग 1 - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


A 


- 


+ 


M 


7219 


कोई 


- 


कोई 


- 


7 


. 7219 


। 


फ्लैट उत्पाद 
स्टेनलेस स्टील | यूरोपीय कोई देश कोई 

कोई | 2001035. 93 मी. ट. अम. डॉ . 
के कोल्डं रोल्ड । संघ में यूरोपीय 

300 1 646 . 32 मी. ट.. अम. डॉ. 
फ्लैट उत्पाद कोई देश | संघ के 

उपर्युक्त क्र .सं. [ 400542 . 36 . . मी. ट. अम . डॉ. 
| देशों के 

1, 2 और 4 
सहित 

से इतर कोई 
स्टेनलेस स्टील कोई देश यूरोपीय कोई 

कोई - 200 1035 .93 मी .ट. अम. डॉ. । 
के कोल्ड रोल्ड यूरोपीय संघ में 

उपर्युक्त क्र . सं. 3004646. 32मी.ट. अम. डॉ. 
फ्लैट उत्पाद | संघ के कोई देश 

1,3,4 और 5 से 
देशों के 

इतर कोई 
सहित । 

उपर्युक्त क्र. सं. 400 42.36 मी .ट. अम. डॉ. । 
1, 2 और 4 

से इतर कोई 
स्टेनलेस स्टील | दक्षिण दक्षिण कोलम्बस स्टेनलेश कोलम्बस 

1710 . 27 मी. ट, अम. डॉ . 
के कोल्ड रोल्ड . अफ्रीका | अफ्रीका 

स्टेनलेश . | 400 451.08 मी. ट. अम. डॉ. 
फ्लैट उत्पाद 

( पीटीवाई ) लि . 
स्टेनलेस स्टील । दक्षिण | मलेशिया | कोलम्बस स्टेनलैश | एसरीनोक्स 3007 10. 27 . मी.ट. अम. डॉ. 
के कोल्ड रोल्ड अफ्रीका 

( पीटीवाई) लि . मलेशिया | 400451. 08 - मी .ट. अम. डॉ . 
फ्लैट उत्पाद 

एसडीएन 

बीएचडी 
स्टेनलेस स्टील दक्षिण कोई कोई 

1200 1144. 5 मी. ट. अम . डॉ 
के कोल्ड रोल्ड | अफ्रीका 

उपर्युक्त क्र . सं. 3001461.41 मी.ट. अम. डॉ . 
फ्लैट उत्पाद 

849से इतर 


- 


. 


17219 . 


. 


- 


- 


107219 


कोई 


. 


17219 


कोई 


स्टेनलेस स्टील 
के कोल्ड रोल्ड 
फ्लैट उत्पाद . 


दक्षिण कोई 
अफ्रीका | कोई 


उपर्युक्त क्र. सं. 400 1054.67 मी. ट. अम. डॉ . 
849 से इतर 
कोई 
कोई | 2001144. 95 मी. ट. अम. डॉ. 
उपर्युक्त क्र . सं . 13001461.41 मी. ट. अम . डॉ. 
8 से इतर कोई 
उपर्युक्त क्र .सं. 4001054 . 67 मी. ट. अम . डॉ . 
8 से इतर कोई 
पोस्टील 1400 148. 05 मी.ट. अम . डॉ. । 


कोई 


- 


6.7 


मी. ट. अम. डॉ . । 


| सेमसंग सी एंड | 400 
टी कापों. 


12 17219 स्टेनलेस स्टील कोरिया । कोरिया । पॉस्को 

के कोल्ड रोल्ड | गण. गण. 

फ्लैट उत्पाद 
137219 स्टेनलेस स्टील कोरिया । कोरिया | पॉस्को 

के कोल्ड रोल्ड | गण . . गण. 

फ्लैट उत्पाद 
17219 स्टेनलेस स्टील | कोरिया कोरिया । पॉस्को .. 
के कोल्ड रोल्ड | गण . 

गण, 
फ्लैट उत्पाद 
17219 . | स्टेनलेस स्टील ( कोरिया । कोरिया । पॉस्को 
के कोल्ड रोल्ड 

गण . 
| फ्लैट उत्पाद 


- 


हुडई कार्पो. 


400210.93 मी.ट. अम. डॉ . । 


| 400234. 98 


मी .ट. अम. डॉ . 


BHUT 


एस के नेट 
वर्क्स लि . 
( एसके) 


" . 


I . 


Havt 
. 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORD 


{PAR!}----Sr : (i)] 
74 . 88 मी.ट. अग. डॉ . । 


. 7219 


एलजी इंट 


4 00 


- 


- 


7219 


देवू इंट कार्पो. 


40062.61 


मी. ट. अम. डॉ . 


स्टेनलेस स्टील कोरिया । कोरिया । पॉस्को 
के कोल्ड रोल्ड गण. 
फ्लैट उत्पाद 
स्टेनलेस स्टील कोरिया । कोरिया पॉस्को 
के कोल्ड रोल्ड | गण . 

गण. 
फ्लैट उत्पाद 
स्टेनलेस स्टील । कोरिया | कोई 
के कोल्ड रोल्ड | गण . 
फ्लैट उत्पाद 


18 


7219 


HeRe 


कोई 


19. | 7219 


स्टेनलेस स्टील कोई 
के कोल्ड रोल्ड 
फ्लैट उत्पाद 


कोरिया कोई 
गण . 


कोई 

200922 . 34 मी.ट. अम . डॉ. 
कोई 

300 .. 1364 मी . ट. अम. डॉ . 
उपयुक्त क्र . सं . | 400 

| 400 121 .74 . मी.ट. अम . डॉ . 
12 से 17 से 
इतर कोई 
कोई 

2009 22. 34 मी.ट. अम. डॉ . 
कोई 

300 1364 मी.ट. अम. डॉ. 
उपर्युक्त क्र . सं. . 1400721.74मी. ट. अम. डॉ . 
12 से 17 से 
इतर कोई 
| यीह यूनाइटेड 200 कुछ नहीं मी. ट. अम. डॉ . 
स्टील कापौ . 300189मी 
.ट. अम . डॉ . 


207219 


चीनी यीह यूनाइटेड 
ताईपेई स्टील कार्पो. 


217219 


चीनी 
ताईपेई 


। यीह मऊ कार्पो. 


| स्टेनलेस स्टील चीनी 

ताईपेई 
फ्लैट उत्पाद 
| स्टेनलेस स्टील चीनी 
के कोल्ड रोल्ड ताईपेई 
फ्लैट उत्पाद 
स्टेनलेस स्टील चीनी 
के कोल्ड रोल्ड | ताईपेई 
फ्लेट उत्पाद 


यीह मऊ कार्पो. .। 300 


505 , 96 
138.05 


मी.ट. अम . डॉ . 
मी .ट. अम. डॉ . 


400 


- 


- 


- 


- 


22 | 7219 


कोई 


कोई 


उपर्युक्त क्र . सं. | 200 1293.62 मी. ट. अम. डॉ . 
20 को . 
छोड़कर कोई 
उपर्युक्त क्र . सं. 300 2254.69 मी.ट. अम. डॉ . 
20 और 21 को | 
छोड़कर कोई 
उपर्युकत क्र . सं. 4001446. 17 मी.ट. अम. डॉ . 
21 को छोड़कर 


- 


कोई 


.. 


- 


मी. ट. अम. डॉ . 


मी.ट. अम . डॉ . 


| 7219 | स्टेनलेस स्टील कोई चीनी कोई. 

उपर्युक्त क्र . सं . | 200 1293.62 
के कोल्ड रोल्ड | ताईपेई 

20 को 
फ्लैट उत्पाद 

छोड़कर कोई 
उपर्युक्त क्र . सं. 20 | उपर्युक्त क्र . सं. | 300 2254.69 
और 21 को 20 और 21 को 
छोड़कर कोई छोड़कर कोई 
उपर्युकत क्र . सं. 20 उपर्युकत क्र . सं. 400 1 446. 17 
और 21 को 21 को छोड़कर 

छोड़कर कोई कोई. . . 
247219 | स्टेनलेस स्टील चीन . चीन . लियानझोंग लियानझोंग 12004 . 03 

के कोल्ड रोल्ड | जन. गण. | जन. गण. | स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील 

फ्लैट उत्पाद 
257219 स्टेनलेस स्टील 

चीन सांक्षी ताइगांग सांक्षी ताइगांग | 300 . 348. 28 


मी.ट. अम. डॉ . 


. 


.. 


. 


... 


मी. ट. अम. डॉ . 


-.. 


कॉप 


कॉप 


मी. ट. अम. डॉ . । 


- 


14 


[ भाग 1 - खण्ड 36) ] . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


के कोल्ड रोल्ड 
| फ्लैट उत्पाद 


मी.ट. अम . डॉ. । 


जन. गण . | जन.गण, | स्टेनलेस स्टील 

कंपनी लि . 
(एसटीएसएस ) 


स्टेनलेस स्टील | 400110 
कंपनी लि . 
( एसटीएसएस) 


267219 


कोई 


स्टेनलेस स्टील चीन 
। के कोल्ड रोल्ड | जन. गण . 
फ्लैट उत्पाद 


कोई 

उपर्युक्त क्र. सं. 200889 .53 मी.ट. अम. डॉ . 
24 से इतर . 
कोई 
उपर्युक्त क्र . सं. | 300 1916.59 मी .ट. अम. डॉ. 
25 से इतर 

कोई 
उपर्युक्त क्र . सं. 24 उपर्युक्त क्र. सं. 400 1477.44 मी.ट. अम. डॉ . 
व 25 से इतर , 25 से इतर . 
कोई | कोई 

उपर्युक्त क्र . सं . | 200 8 9. 53 मी . ट अम. डॉ. 
24 से इतर 
कोई 
उपर्युक्त क्र . सं . 300 . 1916.59 
25 से इतर 
कोई 
उपर्युक्त क्र . सं. 4001477.44 मी .ट. अम. डॉ. 
1 25 से इतर 

कोई 


27 | 7219 


कोई 


| स्टेनलेस स्टील | कोई 
के कोल्ड रोल्ड 
फ्लैट उत्पाद 


चीन । 
जन. गण. 


- 


कोई 


1287219 


मी.ट. अम. डॉ . । 
मी. ट, अम. डॉ . 


स्टेनलेस स्टील | थाइलैंड | थाइलैंड | थाइनॉक्स स्टेनलैस थाइनॉक्स 300 252.18 
के कोल्ड रोल्ड 

पब्लिक कं . लि . स्टेनलेस पब्लिक 400189. 63 
फ्लैट उत्पाद 

कं . लि . 
स्टेनलेस स्टील | थाइलैंड । कोई 

कोई | 200058.63 
के कोल्ड रोल्ड 

कोई 

उपर्युक्त क्र . सं. | 300 5 05 .2 
फ्लैट उत्पाद 

28 से इतर 


297219 


कोई 


मी.ट. अम . डॉ . 
मी.ट. अम . डॉ . 


कोई 


कोई 


15. 16 


मी.ट. अम . डॉ. 


| 30 | 7219 . 


स्टेनलेस स्टील | कोई 
के कोल्ड रोल्ड 
फ्लैट उत्पाद 


थाइलैंड | कोई 

| कोई 


5 8. 63 
1505. 2 


मी . ट. अम. डॉ . 
मी.ट. अम. डॉ. 


उपर्युक्त क्र . सं. | 400 
| 28 से इतर 
कोई 
कोई 

1 200 
उपर्युक्त क्र . सं. 300 
| 28 से इतर 
कोई 
उपर्युक्तं क्र . सं . 400 
28 से इतर 
कोई 

| 200 
| 300 . 

1400 
कोई 

200 


6 15. 16 


मी . ट. अम. डॉ . 


| 7219 


कोई 


| स्टेनलेस स्टील | अमरीका | अमरीका | कोई 
के कोल्ड रोल्ड 

फ्लैट उत्पाद 
| 32 | 7219 | स्टेनलेस स्टील | अमरीका | कोई कोई 
685 G7/16 - 2 


1 216.63 मी. ट. अम. डॉ . 
1560 . 81 मी . ट. अम. डॉ . 
1438. 25 मी . ट. अम . डॉ . 
1216. 63 मी . ट, अम. डॉ . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II --- SEC . 3(1) ] 


- - 


337219 


के कोल्ड रोल्ड 
फ्लैट उत्पाद 
स्टेनलेस स्टील | कोई 
के कोल्ड रोल्ड 
| फ्लैट उत्पाद 


अमरीका | कोई 


कोई 


1300 

400 
200 
| 300 

400 


1560. 81 मी. ट. अम . डॉ . 
1438. 25 मी . ट . अम . डॉ . 
1216 . 63 मी. ट. अम . डॉ. 
1560. 81 मी. ट. अम. डॉ. 
1438.25 मी. ट, अम. डॉ . 


- 


- 


* सी सीरीज के 600 मिमी. से 1250 मि. मि . तक तथा 4 मिमि . की मोटाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फलैट उत्पाद, जिन 
पर कोल्ड रोल्ड से आगे कार्य किया गया हो ( कोल्ड रियूस्ड) 


निम्नलिखित माल विषयगत संबद्ध माल के परिक्षेत्र से अलग हैं , अर्थात निम्नलिखित माल पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित नहीं होगा 

(i) मै. थिसेन्क्रप स्टेनलेस इंटरनेशनल, जर्मनी द्वारा आपूर्त ग्रेड 430बीए , एआईएसआई 420 उच्च कार्बन (0. 28 % 0. 40 % ), 
ग्रेड 420 एआईएसआई 441 तथा ग्रेड एआईएसआई 443 1 


(ii ) डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील ग्रेड 2205 (एस31803, 2304 ( एस32304 ), ईएन 1. 4835 , 14547 , 1. 4539, 1.4438 , 1.4318 
और 1.4833 तथा फेरिटिक ग्रेड ईएन 1. 4509 तथा 1.4512 


(ii ) मै. यीह यूनाइटेड स्टील कॉर्प . ( यूस्को), चीनी ताईपेई ( ताईवान) द्वारा उत्पादित और आपूर्त ग्रेड वाई यू 1 तथा वाई यू 4 का 
प्रतिनिधित्व करने वाले क्रोमियम -निकल, मैग्नीज- कॉपर , ऑस्टेनिटिक स्टेनलैस इस्पात वाले पात्र कम निकल के उत्पादों के संबंध में 
भारतीय पेटेंट संख्या 223848 के अंतर्गत आपूर्त उत्पाद । 


2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क , भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी, प्रतिपाटन 
शुल्क भारतीय करेंसी में संदेय होगा । 


स्पटीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी 
जो सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , समय- समय पर जारी की 
गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए 
सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी । . 


[ फा . सं. 354 /87/ 2009 -टीआरयू ( पार्ट -1) ] 

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ Part II _SEC. 302 


(b) the domestic industry has suffered material injury ; 
(c) the injury has been caused by the dumped imports from subject countries. 


and has recommended to impose definitive anti-dumping duties on all imports of the 
subject goods, originating in , or exported from the subject countries ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections (1) and (5 ) of 
section 9A of the said Customs Tariff Act, 1975 , and in pursuance of rules 18 and 20 of the 
Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped 
Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 , the Central Government, on the basis of 
the aforesaid final findings of the designated authority , hereby imposes on the goods, the 
description of which is specified in column (3) of the Table below , falling under the heading of 
the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in 
column (2), the specification of which is specified in column (8 ) of the said table , originating in 
the countries as specified in the corresponding entry in column (4 ), and produced by the 
producers as specified in the corresponding entry in column (6 ), when exported from the 
countries as specified in the corresponding entry in column (5), by the exporters as specified in 
the corresponding entry in column (7), and imported into India , an anti-dumping duty which shall 
be equal to the amount specified in the corresponding entry in column(9), in the currency as 
specified in the corresponding entry in column ( 11 ) and per unit of measurement as specified in 
the corresponding entry in column ( 10 ) of the said Table . 


TABLE 


Sub 
No1Heading 


St. 


Description 
ofGoods 


Country 
of Origin 


Country 
of Export 


Producer 


Specificat 

ion in 
series 


Exporter 


Currency 


Amount | Unit 


(2 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(8 ) 
300 


(9 ) (10 ) 
569 .70 Į MT 

MT 
12.74 


: (11) 
US Dollar 
US Dollar 


Acerinox 


7219 


Spain 


Spain 


S . A . 


Acerinox 

S . A . 


400 


(3) . 
Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 
Cold - rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


569.70 


MT 


US Dollar 


7219 


Spain 


Malaysia 


Acerinox 

S .A . 


Acerinox 
Malaysia 
Sdn Bhd 


12.74 


MT 


US Dollar 


1 3 


7219 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


Belgium 


Belgium 


ArcelorMittal ArcelorMittal { 


300 


767.00 


MT US Dollar 


300 


643.01 


MT 


US Dollar 


4 


7219 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 
· steel * 


France , 


France 


Arcelor Mittal 


Arcelor Mittal 


MT | US Dollar 


400 


473.43 


( M 11 - 05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th February , 2010 

No. 14 /2010 - CUSTOMS 


. 


. 


G .S.R . 95( E ). - Whereas, in the matter of import of Cold Rolled Flat Products of Stainless 
Steel, (hereinafter referred to as the subject goods) , falling under heading 7219 of the First 
Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ) and originating in , or exported from the 
People s Republic of China ( China PR ), Korea , European Union , South Africa , Taiwan (Chinese 
Taipei), Japan , Thailand and United States of America (USA ) ( hereinafter referred to as the 
subject countries ), the designated authority, vide its preliminary findings vide notification No. 
14 /6 /2008 -DGAD dated 27th March , 2009 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part 
1, Section 1, dated the 27th March , 2009, had come to the conclusion that - 


(a) the subject goods had been exported to India from the subject countries below its 

normal value ; 
(b ) the domestic industry had suffered material injury; 
(c) the injury had been caused by the dumped imports from subject countries ; and 

had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on all imports of the 
subject goods originating in , or exported from , the subject countries ; 


And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority , the 
Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods vide 
notification No. 38/2009 -Customs, dated the 22nd April, 2009, published in Part II, Section 3, 
Sub - section (i) of the Gazette of India , Extraordinary , vide number G . S .R . 276 (E ), dated the 
22nd April, 2009 as amended by notification No. 56 /2009-Customs, dated the 30th May, 2009, 
published in Part II , Section 3, Sub -section ) of the Gazette of India , Extraordinary, vide 
number G .S .R . 370 (E ), dated the 30th May, 2009 ; 


And whereas, the designated authority , vide its final findings vide notification No . 
14/6/2008 -DGAD dated 24th November , 2009, published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part 1, Section 1, dated the 24th November, 2009, has come to the conclusion that - 


(a ) the subject goods have been exported to India from the subject countries below its 

normal value; 


www 


[29]I-— Zeus 3(i)) -- 


. भारत का राजपत्र : असाधारण 


· 


10 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel * 


5 


7219 


Finland 


1 


Finland 


Outokumpu 


Outokumpu 


300 


753.68 


MT | US Dollar 


Any 


Any 


US Dollar 


200 


1035 .93 


MU 


Any 


Cold -roiled 
Flat products 
of stainless 

steel * 


Any 


300 


1646.32 


MT 


US Dollar 


B 


7219 


Any : 
Country in 
European 

Union 


Any 
Country 
including 
countries 

in 
Europea 
n Union 


US Dollar 


Any 


Any other 
than at S .No . 
1, 2 and 4 
above 


MT 


Any 


• 200 


US Dollar 


. Any 


1035 .93 


Any 
Country 
including 
countries 


Any 


Cold - rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


US Dollar 


300 


1646.32 


. Any 
Country 

in 
Europea 

Union 


Any other 
than at S . No 
1 , 3 , 4 and 5 

above.. 
Any other 
than at s no 
1 . 2 and 4 
above 


European 

Union 


Any 


US Dollar 


542.36 


400 


MT 
. 


710 .27 


US Dollar 


Cold - rolled 
Flat products 
of stainless 

steel 


South 


8 


7219 


Africa 


South 
Africa 


Columbus 
Stainless 
(Pty ) Ltd 


Columbus 
Stainless 
(Pty) Ltd 


400 


451.08 


| US Dollar 


300 


Cold - rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


MT US Dollar 


710 .27 


9 


7219 


South 
Africa 


| Malaysia 


Columbus 
Stainless 
(Pty) Ltd 


Acerinox 
Malaysia 
Sdn Bhd 


400 


451. 08 


MT US Dollar 

US Dollar 


Any 


Any 


2001144.95 


MT 


I 


. 


Any 


MT | US Dollar 


300 


1481.41 


Cold - rolled 
Flat products 
of stainless 

steet 


| 10 | 7219 


Any other 
than at S . No 

8 and 9 
above. 


South 
Africa 


Алу 


400 


1054.87 


MT | US Dollar 


Any other 
than at S . No 

8 and 9 . 
above. 
Any 


MTT US Dollar 


Any 


200 


1144 . 95 


Any 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


300 


US Dollar 


1461,41 | MT 


11 


7219 


Any 


South 
Africa 


Any cther 

than at S . 
No. 8 above . 
Any other 

than at $ . 
No. 8 above, 


Any 


MT 


400 


1054.67 


US Dollar 


Cold -rolled 
Flatproducts 


12 


7219 


Korea RP 


Korea : 1 


POSCO 


US Dollar 


POSTEEL 


400 


| 148.05 


MT 


RP 


steel * 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


Korea 


POSCO 


Korea RP 


Samsung 

C & T 
Corporation 


MTUS Dollar 


1 400 


1 867 


RP 


( A5 GT / 10 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II. S.C.300) 


- 


| 


14 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel * 


| MT | US Dollar 


7219 


Korea 


Korea RP 


POSCO 


Hyundai 

Corp " 


210 .93 


RP 


15 | 7219 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


MT 


Korea 


US Dollar 


Korea RP 


POSCO 


SK 
Networks 
Ltd . (SK ) 


234 . 98 


RP 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


Korea 
RP 


167219 


POSCO 


Korea RP 


LG Intl. 


1 


MT 


400 


US Dollar 


| 7488 


| Daewoo 

Intl. 
Corporation . 


17 


7219 


Korea RP 


Korea 
RP 


US Dollar 


POSCO 


MT 


400 


. 62 64 


Cold- rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


MT 


Апу 


US Dollar 


Any 


922. 34 


| МТ 


US Dollar 


Any . 


Any 


1364 


| 18 


7219 


Cold - rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


Korea RP 


Any 


MTUS Dollar 


Any except 
· at S . No . 
12 to 17 

above . 


721.74 


Any 


Any 


200 


| 922. 34 


MT | US Dollar 


Any 


Any 


1364 


MT | US Dollar 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 


197219 


Korea 
RP 


steel* 


Any except 

at S . No. 
12 to 17 

above . 


400 


721.74 


MT 


US Dollar 


Any 


200 


US Dollar 


MT 


20 


7219 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 
· steel* 


Chinese 
Taipei 


Chinese 
Taipei 


| 


• Yieh 
United Steel 

Corp 


Yieh 
United Steel 

Corp 


- 


300 


489 


MT 


US Dollar 


.... 


300 


505.96 


MT 


US Dollar 


21 


7219 


Cold- rolled 
Flat products 
of stainless 

steel 


1 . Chinese 

Taipei 


Chinese 
Taipei 


Yieh Mau 
Corp 


Yieh Mau 

Corp 


400 


138.05 


MT US Dollar 


[ 477 11 -- Que 302 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Any 


200 


1293.62 


MT 


US Dollar 


Cold - rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


Any other 
than at s .no 

20 above 
Any other 
than at S . 
No . 20 and 
21 above . 


300 


US Dollar 


22 


2254.89 


Chinese 
Taipei 


7219 


I 


Any 


Any 


Any 


400 


1446.17MT US Dollar 


Any other 
than at s .no 
21 above 
Any other 
than at s.no 
20 above 


MT US Dollar 


Апу : 


Cold- rolled 

Flat products 
72191of stainless 

steel 


23 


300 


US Dollar 


Chinese 


Any other 
than at S . 
No. 20 and 
21 above. 


2254.69 


1 


Any 


Any 


Taipei 


400 


1446 .17 


MT 


Any other 
than at s.no 
21 above 


US Dollar 


Any 


24 


7219 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

stool* 


China PR 


China PR 


Lianzhong 

Stainless 
Steel Corp 


MT 


200 


. Lianzhong 

Stainless 
Steel Corp 


64.03 


US Dollar 


MT 


34€ 20 


US Dollar 


300 


257219 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


China PR 


China PR . 


Shanxi 
Taigang 
Stainless 
Steel Co 
Ltd (STSS ) 


Shanxi 
Taigang 
Stainless 
Steel Co 
Ltd (STSS ) 


110 


MT 


US Dollar 


US Dollar 


200 


889.53 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 


| US Dollar 


26 


7 219 


China PR | 


Any 


300 


1916 .59 


stoel 


400 


1477.44 


MT US Dollar 


Any other 
than 24 

above 
Any other 
than at S . No 
25 above . 
Any other 
than at S . 
No . 25 
above . 
Any other 
than 24 

above 
Any other 
than at S . 
No . 25 

above 
Any other 
than at $ . 
No. 25 
above . 


Any 


200 


889.63 


US Dollar 


MT 


MT 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


300 


US Dollar 


Any 


1916 .59 


7219 


Any 


China PR 


мт ] US Dollar 


Any 


1477 .44 


US Dollar 


300 


252. 18 


28 


7219 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

stool 


Thailand 


Thailand 


Thainox 
Stainless 
Public Co 


Thainox 
Stainless 
Public Co 

Ltd 


189.83 | MT . US Dollar 


Lid 


685 G1/10 - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- SEC : 301 


Any 


| 


MT 


958.63 


US Dollar 


200 


MT 


US Dollar 


Cold - rolled 
Flat products 
of stainless | Thailand 

steel* 


300 


1505 .2 


29 


7219 


Any 


Any 
Any other 
than at S . 
No . 28 
above . 
Any other 
than at s , no 
28 above . 


MT 


US Dollar 


400 


615 . 16 


MT 


Any 


US Dollar 


200 


958.83 


MT 


300 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


1505.2 


US Dollar 


307219 


Any 


Thailand 


Any other 
than at S . 
No. 28 
above . 
Any other 
than at S . 
No. 28 
above . 


400 


US Dollar 


615 .16 


MT 


MT 


US Dollar 


. . . 


200 


| 1216 .63 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


7219 


USA 


US Dollar 


| USA 


MTI 


1560.81 


N 


MT 


US Dollar 


400 


1438 .25 


1 


MT 


| 1216 .63 


US Dollar 


: 200 


Cold - rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


МТ Т US Dollar 


7219 


USA 


| Any 


Any 


| 


Any 


300 


1560 .81 


400 


MT 


US Dollar 


1438 .25 


MT US Dollar 


200 


1216 .63 


MT 


33 


Cold -rolled 
Flat products 
of stainless 

steel* 


7219 


USA 


Any 


Any 


| 


US Dollar 


Any 


300 


1560.81 


MT 


US Dollar 


400 


1438 .25 


* of the width of 600 mm upto 1250 mm of all series further worked than Cold rolled (cold reduced ) 
with a thickness of up to 4 mm . 


The subject goods will have the following exclusions from the scope of the product on 
grounds as explained above : 


İ, 


- 


- 


Grade AISI 420 High carbon (0.28 % -0.40 % ), Grade 420 , Grade 430 BA supplied by M /s. 
Thyssenkrupp Stainless International, Germany, Grade AISI 441 and Grade AISI 443. 
Duplex Stainless Steel grades 2205 ( S31803), 2304 (S32304), EN 1. 4835 , 1.4547, 1. 4539, 
1.4438 , 1.4318 and 1.4833 and Ferritic Grades EN 1.4509 and 1.4512 . 
Product supplied under Indian Patent no . 223848 in respect of goods comprising Low Nickel 
containing Chromium -NickelManganese -Copper Austenitic Stainless steel and representing 
Grades YU 1 and YU 4, produced and supplied by M /s Yieh United Steel Corp (Yusco) of 
Chinese Taipei (Taiwan ). 


iii. 


- 


. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied with effect from the 
date of imposition of the provisional anti-dumping duty , and shall be payable in Indian currency . 


[ * F111 — SUE 3(1) ] : 


• भारत का राजपत्र : असाधारण 


Explanation : - For the purposes of this notification , rate of exchange applicable for the purposes 
of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of 
the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), issued from time 
to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 
1962) and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of 
presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act . 


[F . No. 354/87/2009- TRU (Pt-1)] 
PRASHANT KUMAR , Under Secy . 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054, 


